PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 10 , 1984 (ASADHA 19 , 1906 SAKA) 


753 


राजस्व विभाग 


( युद्ध जागीर ) 


दिनांक 29 जून , 


1984 


क्रमांक 752- ज-(II) -84/17990.-- श्री लालजी राम , पुत्र श्री सांवल राम, गांव नौरंगावास , तहसील दादरी, 
जिला भिवानी, की दिनांक 23 जुलाई , 19 : 6 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, 

पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में पाया गया है और उस में आज 

तक संशोधन 
किया गया है ) की धारा 4 एवं 2(ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए श्री लाल जी राम की मृतिलग- 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 5149 - प्रार- III - 68/ 4010, दिनांक 17 अक्तूबर , 1968, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- मार- III- 70/ 29505, 
दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती मनभरी के नाम रवी, 1977 से खरीफ़ , 
1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रची, 1980 के 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गईशौ अन्तर्गत प्रदान 
करते है । 

टी . आर . तुली, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 

The 29th June, 1984 
No. 2862 -IECD- I- 8414695. - The Governor of Haryana is pleased to retire Shri Natha Singh, 
Block Development and Panchayat Officer ( Officiating A.G.A ) from Government service w.e.f. 30th 
June , 1984 ( A.N.) on attaining the age of superannuation i. e. 58 years . 

2. The retirement of Shri Natha Singh is without prejudice to the final outcome of the depart 
mental proceedings going on against him . 
Chandigarh dated the 28th June, 1984. . 

G.L. BAILUR , 
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Development and Panchayat Department. 
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 

The 26th June, 1984 
No. 2913-2TCP /MANI . - In pursuance of the provisions of clause (a ) of section 2 of the Punjab 
New Mandi Townships ( Development and Regulation) Act , 1960 , the Governor of Haryana is pleased to 
designate the Chief Administrator, Haryana, Urban Development Authority, to perform the functions 
of an Administrator under the said Act . 

M. C. GUPTA , 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 
Town and Country Planning Department, 

Chandigarh . 
कृषि विभाग 

दिनांक 24 मई , 1984 
सं . 103.--- पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष , उपाध्यक्ष ( चनाव ) नियम , 1961 के नियम 10 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा 
इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं , जे ० पी ० कौशिक , उप -मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) , 
कैथल प्रधान अधिकारी , मण्डी समिति ठाण्ड , जिला कुरुक्षेत्र इस के द्वारा अधिसूचित करता हूं कि चौः नसीब सिंह सरपंच , ग्राम 
व डाकखाना ढाण्ड तथा पण्डित ठाकुर दास निवासी ढाण्ड मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गए हैं । 
इस अधिसूचना को ढाण्ड मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 

जे ० पी ० कौशिक , 
प्रधान अधिकारी , 
उप-मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) । 


- 


754 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 10 , 1984 ( ASADHA. 19 , 1906 SAKA) 


[ PART -I 


SAGRICULTURE DEPARTMENT 

The 24th May , 1984 
No. 103. - In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee 
Chairman , Vice- Chairman ( Election ) Rules, 1961 I, J. P. Kaushik, Sub - Divisional Officer ( Civil), 
Kaithal, Presiding Officer, Market Committee , Dhand , District Kurukshetra hereby notify that Ch. Nasib 
Singh , Sarpanch of village and post office Dhand and Pandit Thakur Dass of village Dhand have 
been clected as Chairman and Vice - Chairman of the said Committee respectively . 
The notification has been pasted on the notice board of the said committee . 

J. P. KAUSHIK , 

Presiding Officer , 

Sub - Divisional Officer (Civil). 
कृषि विभाग 

दिनांक 28 मई , 1984 
नं .237-8225.--पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , ( चुनाव ) नियम , 1961 के नियम 10 द्वारा 

द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , देस राज ढींगड़ा , 
एच ० सी ० एस ० उप -मण्डल अधिकारी ( नागरिक ), हांसी, प्रधान अधिकारी, मण्डी समिति आदमपुर, जिला हिसार इसके द्वारा 
अधिसूचित करता हूं कि सर्वश्री श्रीराम बगला सपुत्र श्री खेतु राम गांव व डाकखाना, बगला ( हिसार ) तथा चिरजी लाल , 
में ० राज दाल एण्ड काटन मिल , मण्डी आदमपुर (हिसार ) क्रमश : उक्त मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने 
गये है । 


2 . 


इस अधिसूचना को उस मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 


देस राज ढीगड़ा , 

एच . सी . एस ., 
प्रधान अधिकारी, प्रादमपुर, 
एंव उप -मण्ल अधिकारी ( नागरिक ), हांसी , 

जिला हिसार । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 28th May, 1984 
No. 237-8225 . - In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee 
Chairman , Vice Chairman (Election ) Rules, 1961, I, Des Raj Dhingra , H.C.S., Sub- Divisional Officer 
(Civil), Hansi and Presiding Officer, Market Committee, Adampur, District Hissar hereby notify that 
Shri Siri Ram Bagla, son of Shri Khetu Ram of Village Bagla , Tehsil and District Hissar, and Shri 
Chiranji Lal of M / s Raj Dall and Cotton Mills, Mandi Adampur, Tehsil and District Hissar , have 
been elected as Chairman and Vice -Chairman of the said committee respectively . 
The notification has been pasted on the notice board of the said committee . 

DES RAJ DHINGRA, H.C.S., 
Presiding Officer, Market Committee , 
Adampur and Sub -Divisional Officer (Civil), 

Hansi. 
कृषि विभाग 

शुट्टि पत्र 

दिनांक 27 जून , 1984 
हरियाणा सरकार के राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 17 मई, 1984 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, कृषि विभाग 
अधिसूचना सं ० 1654 कृ ० म ० ( 3) -84/6122, दिनांक 17 मई , 1984 में- 

" अधिसूचित मार्किट क्षेत्र के उत्पादक ” शीर्षक के अधीन- 
( 1 ) क्रमांक सं ० 7 के सामने " पंच " के लिए "सरपंच " पढ़ा जाए । 
( 2) क्रमांक सं ० 10 के सामने “ रामस्वरुप " के लिए " रामस्वरुप सुपुत्र श्री मुन्दर राम " पढ़ा जाये । 

जी ० एल ० बलर , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


! 


. 


PART i ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 10 , 1984 (ASADHA 19, 1906 SAKA) 


755 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


Corrigendum 


The 27th June , 1984 
In Haryana Government; Agriculture Department , notification No. 1654- Agr. S( 3)/ 84/ 6122, dated 
the 17th May , 1984 , published in the Haryana Government Gazette ( Extraordinary ), dated the 17th 
May , 1984 : 

Under heading “ Producers of the notified market area " 

( i) against serial number 7 for " Panch " read " Sarpanch " and 
(ii ) against serial number 1 ) for " Ram Sarup " read " Ram Sarup , son of Shri Munder Ram " . 


G. L.. BAILUR, 
Secretary to Government, Haryana , 

Agriculture Department. 


कृषि विभाग 


शुद्धि-पत्र 


दिनांक 27 जून, 1984 


हरियाणा सरकार के राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक , 9 मई, 1984 में प्रकाशित हरियाणा सरकार कृषि विभाग 
अधिसूचना संख्या 1445-० अ ( 3) -84/5678, दिनांक 7/9 मई, 1984 में मद ( II) में "अधिनियम की धारा 10 के 
अधीन लाईसंसदार " शीर्षक के अधीन : 


( ii ) 


क्रम सं ० 


2 में “मैसर्ज सत्यानारायण श्री कृष्ण " के लिए "मैसर्ज फूलचन्द बदरी प्रसाद " पढ़ा जाए ; 

3 में " श्री जगन्नाथ सुपुत्र श्री . मंगला राम " के लिए " श्री जगन्नाथ सपुत्र श्री लखीराम " 
पढ़ा जाए ; तथा 


(iii ) क्रम सं ० 4 में “ मैसर्ज रणबीर सिंह चुन्नी लाल के लिए "मैसर्ज चुन्नी लाल रणबीर सिंह " पड़ा जाए ; 
(iv ) “ खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी, चरखी दादरी ” के लिए " खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी, चरखी 
दादरी " पढ़ा जाए । 

जी ० एल ० बैलूर, 


सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


Corrigendum 


The 27th June, 1984 


, 


In Haryana Government, Agriculture Department, notification No. 1445-Agri. $ (3)-84/5678 , da :ed 
the 7th /9th May , 1984, published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary ), dated 9th May, 1984 :-- 


(i) In item (i) under headin , " Producers of the notified market area t.gainst serial number 11 

for " Keha Bhad :a Singh s/o Shri Gopal Singh , V. & P. O. Dandma, P. O. Manberu 
( Bhiwani ) " read " Kehar Singh s/ o Shri Gopal Singh , Village Kasni, P. O. Manheru 

( Bhiwani) " in English version only) . 
( ii ) In item ( ii ). under heading “ Persons licenced under section 10 of the Act " : 
( a) against serial number 2 for " M/s Satya Narain Sri Krishan " read " M/s Phul Chand 

Badri Parsad 3B 


756 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 10 , 1984 (ASADHA 19 , 1906 SAKA ) 


[ PARTI 


( b ) against serial number 3 for " Shri Jagan Nath son of Shri Mangla Ram " read " Shri 

Jagan Nath son of Shri Lakhi Ram " ; 


(c ) against serial number 4 for M /s Ranbir Singh Chuni Lal " read " M /s Chuni Lal 

Ranbir Singh " 


(iii ) For " Block Development & Panchayat Officer, Charkhi Dadri” read " Block Development 

& Panchayat Officer , Charkhi Dadri- 1." 


" 


G. L. BAILUR, 
Secretary to Government , Haryana, 

Agriculture Department. 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 28th June, 1984 
No. 2561- Agri . 1 ( 3)-84 / 7991. - In partial modification of the notification issued, -- vide No.1526 

1-( 3)-84/4754 , date ! 12th April, 1984 published in Haryana Government Gazette, dated 24th 
April, 1984 , Serial No. 4 of the said notification shall be substituted as under : 
Serial Roll Name of the offical/ 

Standard by which 
No. No. Officer with address 

passed 


Agi. 


4 


230 


With credit 


Surinder Pal Singh Nain , Deputy 
Director , Agriculture, Karnal 


G. L. BAILUR, 
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Agriculture Department. 


कृषि विभाग 

दिनांक 4 जुलाई, 1984 
सं ० : 1540- अ ( 1)-84/8185.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे 
विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात मण्डी समिति, नरवाना, द्वारा धरोदी-टोहामा 
लिंक सड़क बनाने के लिए अपेक्षित है, जिस के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 4 के अधीन हरियाणा 
सरकार , कृषि विभाग अधिसूचना क्रमांक 179-क : प्र :(1)-84/3233, दिनांक 9/12 मार्च, 1984 को प्रकाशित की गई है, 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्य क्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 , की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अर्जन कलेक्टर, कृषि निदेशालय, हरियाणा , सैक्टर-8, पंचकूला के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 


विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


इलाका/ग्राम , 


खसरा सं ० 


क्षत्रफल 


हदबस्त सं ० 


जीन्द 


नरवाना 


नरवाना, हदवस्त 


672/2 
861/1 


नं ० 73 


म . 

8 
19 


0 
0 


ए ० क ० म ० 

0 1 7 


17 


जी ० एल ० वैलूर , 


सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


PART I 1 


HARYANA GOVT GAZ. , JULY 10 , 1984 (ASAR . 19 , 1906 SAKA ) 


757 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 4th July , 1984 


No. 1540 -Agr.S (1) -84/8185 .-- Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land 
specified below is neoded by the Government, at public expense , for a public purpose , namely , for 
the construction of Dbataundi- Tohana link Road by the Market Committe, Narwana for which 
Haryana Government, Agriculture Department notification No. 179 -Agri. S (1)-84/3233 , dated the 9th / 12th 
March , 1984 , under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 has been published , it is hereby 
declared that the land described in the specification below is needed for the above purpose . 

Tbis declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 
1894 for the information of all to whom it may concern . 

The plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector , 
Directorate of Agriculture, Haryana , Sector- 8, Panchkula. 


SPECIFICATION 


Disirict 


Tehsil 


Khasra No. 


Area 


Locality ) 

village 
Hadbast No. 


K. 
0 


M. 
8 


Jind 


Narwana 


672 


Narwana , 
Hadbast 
No. 73 


2 


861 


0 


19 


1 


1 


7 


A. 
0 


K. 
1 


M. 
7 


M 


G. L. BAILUR , 
Se cretary to Government, Haryana , 

Agriculture Department. 


कृषि विभाग . 


दिनांक 4 जुलाई, 1984 


सं ० 1545 - कृ ० मा०-(I )-84/ 8188.-भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 , की धारा 48 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , 
इस के द्वारा नीचे विशिष्ट भूमि को , जिस के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, 
कृषि विभाग , अधिसूचना सं ० 2090 - एग्री -11 ( 5) -82/8664, दिनांक 18 जून , 1982 को जारी की गई थी और उसकी 
धारा 6 के अधीन हरियाणा सरकार ( कृषि विभाग ) अधिसूचना सं ० 2090 -एग्री-II( 5) -82/8765 , जून , 
1982 द्वारा घोषणा की गई थी , अर्जन से वापिस लेते हैं । 

विशिष्ट 


21 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ ग्राम 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


हदवस्त सं ० . 


क . 


म . 


कुरुक्षन 


कैथल 


सीवन , 


333/6 


4--13 


हदबस्त नं 0 


15 


8--0 


77 


758 


HARYANA GOVT GAZ. , JULY 10 , 1984 (ASAR . 19 , 1906 SAKA ) 


[ PARTI 


जिला 


तहसील 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र /ग्राम 
हदबस्त 

सं ० 


कुरुक्षेत्र 


कैथल 


सीवन , 


क ० म ० 


हदवस्त नं077 - समाप्त 


4--17 
6--10 

11 
6--6 


334/8 

9/1 
9/2 
9/3 

10 
11/1 
11/2 

12 

13 
17/3 
18/1 


6--18 
8-0 
8--4 
1--17 
1 --- 17 


51--1 


मरला 


एकड़ कनाल 
6 3 


1 


जी ० एल ० बलूर, 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 4th July, 1984 


No. 1545- Agri . S( 1) -84/8188 .-- In exercise of the powers conferred by scction 48 of the 
Land Acquisition Act, 1894 , and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby withdraws from the acquisition of land described in the specification below with 
respect to which Haryana Government , Agricultural Department, notification No. 2090 - Agri. II ( 5 ) 
82/8664, dated the 18th June , 1982 was issued under section 4 of the said Act and declaration 
under section 6 thereof was made 

6 thereof was made with Haryana Government, Agriculture : Department , notifi 
cation No. 2090 - Agr. II (5) -82/8765, dated the 21st June , 1982. 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village 


Area 


Hadbast 

No. 


Khagra 
No. 


Kurukshetra 


Kaithal 


Sewan . 
Hadbast 
No. 77 


K. 

4 
8 
7 
4 
0 
1 
6 
1 
6 
8 
8 


M. 
13 
0 
6 
17 
10 


333/6 

15 
334/8 
911 
9/2 
9/3 
10 
11/1 
11/2 
12 
13 
17/3 
18 


11 


6 
12 
8 
0 
4 
17 
17 


1 
1 


51 


1 


A.K.M 


A.K.M. 
6 3 1 


G.L. BAILUR , 


Secretary to Government, Haryana , 

Agriculture Department. 


